REGD. NO . D . L .-33004 / 99 


रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/ 99 
क्रम 


AAR 


सत्यमेव जयते . 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PARTII - Section3 - Sub-section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 520]. 
No. 520 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार ,मार्च 18 , 2010 / फाल्गुन 27, 1931 
NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 18, 2010/PHALGUNA 27, 1931 


वित्त मंत्रालय . 
( राजस्व विभाग ) 


. 


. 


. अधिसूचना 


नई दिल्ली, 18 मार्च, 2010 
. . का . आ . 614 ( अ). - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड ( ख ) के साथ पठित 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर 
केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित उक्त राष्ट्रीय समिति के द्वारा अनुमोदित संस्थानों को अधिसूचित करती 
है तथा उक्त संस्थानों द्वारा चलाई जाने वाली विनिर्दिष्ट पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उक्त सारणी के कॉलम ( 3 ) में यथा उल्लिखित 
उनकी अनुमानित लागत को अनुमोदित करती है तथा सारणी के कॉलम ( 4 ) में , ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है जिसे. . 
उक्त धारा 35कंग के तहत अनुमोदित अवधि के लिए कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाना है, नामतः : 

सारणी 


क्रम 


संस्था का नाम 


परियोजना अथवा स्कीम और उसकी 
अनुमानित लागत 


धारा 35कग के तहत कटौती के रूप में 
अनुज्ञात की जाने वाली लागत की अधिकतम 
राशि 


- 


1 . 


. . 


. 


2 


3 


. 


. 


1. 


एमपथी फाउन्डेशन , 405 , कृषाल चिकित्सा शिविर ( लागत 2.97 करोड़ वर्ष 2009 - 10 से आरंभ होने वाले वर्ष से 
कमर्शियल काम्प्लैक्स शॉपर स्टाप के रुपये ) 

तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 
ऊपर , जी . एम. रोड , चैम्बूर ( पश्चिम) , 

2009 - 2010 और 2010 - 11 और 2011 - 2012 
मुम्बई - 400089, महाराष्ट्र 

के लिए 2.97 करोड़ रुपये । 
सीराजुल हुडा एजुकेशनल कॉम्पलैक्स , . ग्रामीण क्षेत्रों के शोषित परिवारों के वर्ष 2009 - 10 से आरंभ होने वाले वर्ष से . 
कुथादी डाकखाना, जिला कोजीकोड , . विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त तीन वित्तीय वर्षों की अवधि अर्थात् 
केरल -673508 

छात्रावास मुहैया करवाने के लिए अधिक 2009 - 2010 और 2010- 11 और 2011 -2012 
संख्या में स्थान देने के उद्देश्य से मौजूदा के लिए 37 .03 करोड़ रुपये । 
संस्थाओं का विस्तार , उन्नयन और 
नवीनीकरण ( लागत 37.0 करोड़ रुपये ) 


. . 


1016 GI/ 2010 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY . 


[ PART II _ SEC. 3(ii)] . 


ऋषि प्रगतिशील शिक्षण | कमजोर वर्ग, बीच में पढ़ाई वर्ष 2009 - 10 से आरंभ होने वाले 
संस्थान मकान सं0 1/ 111, छोड़ने वाली निस्सहाय वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
असी , जिला वाराणसी, अनाथ लड़कियों के लिए अर्थात 2009- 2010, 2010-11 
उ0प्र0 

लिटिल स्टार स्कूल का और 2011 - 2012 के लिए 
विस्तार और उन्नयन 150. 79 लाख रूपये 
( लागत 150. 79 लाख 


रूपये ) 


| 4. इंडियन रूरल डेवलपमेंट | आम जनता के लिए कम्प्यूटर वर्ष 2009- 10 से आरंभ होने वाले 

एसोसिएशन , 19/ 26 वादुका प्रशिक्षण लागत 87 .54 वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
स्ट्रीट , चिदम्बरम-608 लाख रूपये] 

| अर्थात 2009- 2010 , . 2010 -11 
001कोडूलर जिला 

| और 2011- 2012 के लिए 87 .54 
तमिलनाडु 

. . लाख रूपये । 
मालपुर तालुका सरस्वती जनजातीय कामगारों के लिये वर्ष 2009- 10 से आरंभ होने वाले 
सेवा संघ , डाकखाना कुशल उन्नयन प्रशिक्षण वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
मालपुर , तालुका मालपुर, जनजातीय जनसंख्या के लिए अर्थात 2009- 2010 , 2010- 11 
जिला साबरकांठा , सी / 2 बायो गैस की स्थापना कम | और 2011- 2012 के लिए 50 
बी / एच ओमनगर सोसायटी, लागत वाले स्वच्छता लाख रूपये की कार्पस निधि सहित 
भावनाथ मंदिर के पीछे , कार्यक्रम ( 50 लाख रूपये लागत 4. 85 करोड़ रूपये 
मालपुर , गुजरात 

की कार्पस निधि सहित 

लागत 4. 85 करोड़ रूपये ) 
6. दी नेशनल एसोसिएशन (i)अंधे. और बहरों के लिए वर्ष 2009- 10 से आरंभ होने वाले 

फार दी ब्लाइंड , कर्नाटक पुनर्वास और मूल प्रशिक्षण वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
शाखा , दी एन ए बी केन्द्र/ औद्योगिक प्रशिक्षण अर्थात 2009- 2010, 2010 - 11 
पुनर्वास परिसर, सी ए केन्द्र : 

| और 2011- 2012 के लिए 29 
साइट सं0 4, जीवन बीमा ( ii) रोजगार और नियोजन लाख रूपये रूपये की कार्पस निधि 
नगर , एन ए बी रोड, सेवा विभाग . | सहित लागत 1. 16 करोड़ रूपये 
बंगलोर 560075 , कर्नाटक ( 29 लाख रूपये की कार्पस 

निधि सहित लागत 1. 16 

करोड रूपये ) . . . 
दीपम पीपल्स सोसायटी अनुसूचित जाति एवं वर्ष 2009- 10 से आरंभ होने वाले 
अरो विला , लेडी सीट रोड , अनूसचित जनजाति वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
येरकूड - 636601, जिला जनसंख्या का सशक्तिकरण अर्थात 2009- 2010 . . और 
सेलम , तमिलनाडु . . ( लागत 2. 60 करोड़ रूपये ) 2010 -11 और 2011-12 के लिए 

12. 60 करोड़ रूपये । . 
विश्वात्मा शिक्षण प्रसारक ) ग्रामीण क्षेत्रों में चलित | वर्ष 2009- 10 से आरंभ होने वाले | 
मंडल, प्लाट सं0 60 , गली औषधालय 

वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
सं0 11, पुंडलिक नगर, | ii)ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए अर्थात 2009-2010 , 2010-11 
गरखेड़ा परिसर , औरंगाबाद छात्रावास ( 4.15 करोड़ और 2011- 2012 के लिए 4.15 
- 431001 , महाराष्ट्र रूपये की कार्पस निधि सहित करोड़ रूपये की कार्पस निधि सहित 

लागत 5. 13 करोड़ रूपये ) लागत 5. 13 करोड़ रूपये । . 
9. श्री युगम एजुकेशन ट्रस्ट , शैक्षिक विकास परियोजना 2009- 10 से आरंभ होने वाले वर्ष 


- [ भाग II -- खण्ड 3(ii) ] 


- भारत का राजपत्र : असाधारण 


| रूपये ) 


60 , शारदाकुंज सोसायटी, एवं कार्पस निधि (1.50 / से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि | 
मोतीपुरा रोड , तालुका | करोड़ रूपये की कार्पस निधि | अर्थात 2009 - 2010, 2010- 11 
हिम्मतनगर जिला सहित लागत 3.64 करोड़ और 2011- 12 के लिए 1.50 
साबरकांठा . , गुजरात रूपये ) 

| करोड़ रूपये की कार्पस निधि सहित 
383001 

लागत · 3. 64 करोड़ रूपये .. 
10 . | भारत सेवाश्रम संघ 211 , आदिवासी और पिछड़ा वर्ग वर्ष 2009- 10 से आरंभ होने वाले 
रास बिहारी एवेन्यू , कल्याण कार्यक्रम 

वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
कोलकाता .. - 700019 . . 

अर्थात 2009- 2010 , 2010 -11 
पश्चिम बंगाल ( लागत 5. 82 करोड़ 

और 2011- 2012 के लिए मौजूदा 
चल रहे कार्यक्रमों के लिए 5. 82 

करोड़ रूपये । 
11. | इंडियन रेडक्रास सोसायटी , | आन्ध्रप्रदेश मे रेड क्रास ब्लड वर्ष 2009- 10 से आरंभ होने वाले 
आॉस नं0 3- 6- 212, स्ट्रीट बैंक का उन्नयन 

वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
सं0 15 , हिमायतनगर , अनुसंधान केन्द्र सहित आयुष अर्थात 2009- 2010, 2010 -11 
हैदराबाद . 500029 अस्पताल का निर्माण और 2011- 2012 के लिए 70. 62 
आन्ध्रप्रदेश 

आन्ध्रप्रदेश के 23 जिलों में करोड़ रूपये 
मेडीसिन बैंक की स्थापना । 
नजबनगर रंगा रेड्डी जिले में 
वरिष्ठ नागरिक · रिजोर्ट 
वरिष्ठ नागरिकों के लिए 
| काटेज का निर्माण ( वृद्धाश्रम | .. . 


- 


इंडियन रेड , क्रास सोसायटी 
आन्ध्रप्रदेश राज्य शाखा के | 
लिए प्रशासनिक खंड का 
निर्माण (लागत 70.62 

करोड़ रूपये ) 
द्रोपदी ड्रीम ट्रस्ट , अपार्टमेंट व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं वर्ष 2009 -10 से आरंभ होने वाले 
71,.. मेफेयर — गार्डन , प्रबंधन पहल . ( लागत वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
होजखास , एन्क्ले व, नई 10 .12 करोड रूपये ) | अर्थात 2009- 2010 , 2010 -11 
दिल्ली -110016 

और 2011 - 2012 के लिए 10. 12 

करोड़ रूपये 
13 . रूरल डेवलपमेंट समुदाय स्वामित्व और प्रबंध | वर्ष 2009- 10 से आरंभ होने वाले 

शिक्षा ( 3. 15 करोड़ रूपये वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
आर्गनाइजेशन, 320 ग्राम्य 

की कार्पस निधि . सहित अर्थात . 2009- 2010, 2010 - 11 
भवन अरूणवानकुडु पोस्ट , | लागत 3. 81 करोड़ रूपये ) और 2011- 2012 के लिए 3.15 

करोड़ रूपये की कार्पस निधि सहित 
जिला नीलगिरी तमिलनाडु 

लागत 3. 81 करोड़ रूपये । 
14. | गोहलदिया जाति उपजाति एस सी /एस टी विद्यार्थियों वर्ष 2009 - 10 से आरंभ होने वाले 

के लिए · आवासीय आश्रम वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
ब्लू बर्ड, वूमेन वेलफेयर 

विद्यालय ( लागत 97.51 अर्थात 2009- 2010, 2010- 11 
सेन्टर, विलेज गोहलदिया , लाख रूपये ) . .. और 2011- 2012 के लिए 97.51 

| लाख रूपये । 


.. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY . 


[PART II _ SEc. 3(ii ) 


- 


17 | जामिया 


पो0 आ0 खरिकामथनी 
जिला पश्चिमी मेदिनीपुर , 

पं0बंगाल - 721159 
15. क्रिश्चियन सोशियल | दयासागर ग्रामीण अस्पताल वर्ष 2010- 11 से आरंभ होने वाले 

सोसायटी, बालाजी ( लागत 7. 49 करोड़ रूपये ) वर्ष से तीनं वित्तीय वर्षों की अवधि 
अपार्टमेंट , पाडा नं0 3, | 

अर्थात 2010 - 2011 , 2011 -12 
लोकमान्य नगर , गंगवाल 

और 2012- 2013 के लिए 7. 49 
अस्पताल के समीप , ठाणे, 

करोड़ रूपये) 
400606 , महाराष्ट्र 
16. | वेल्लूयर गुरूकुलम , 220 जी कला भवनम (लागत 2. 38 वर्ष 2010- 11 से आरंभ होने वाले 
एस टी रोड ताम्बरम पश्चिम करोड़ रूपये ) 

वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
, चेन्नई , तमिलनाडु 

अर्थात 2010- 2011, 2011 -12 
और 2012- 2013 के लिए 2. 38 

करोड़ रूपये ) 
जामिया उलूमल कुरान नष्ट हुए भवन के स्थान पर वर्ष 2009- 10 से आरंभ होने वाले 
|- जम्गूसर, बाय पासरोड पुननिर्माण - ( लागत 1. 47 वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
डाकखाना जम्बूसर जिला करोड़ रूपये ) 

। अर्थात 2009- 2010 , . 2010- 11 
भरूच - 392150 गुजरात 

और 2011- 2012 के लिए 1. 47 

. . . .. करोड़ रूपये . 
18 : | कलकत्ता सेन्टर महावीर कृत्रिम टांगे , केलिपर , वर्ष 2010 - 11 से आरंभ होने वाले 

सेवा सदन , 20 इकबालपुर मोल्डिड शूज व्यावसायिक वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
लेन . कोलकाता - 700023 प्रशिक्षण और अन्य चिकित्सा अर्थात 2010 - 2011 , 2011- 12 
पश्चिम बंगाल 

सुविधाएं . . और 2012- 2013 के लिए 87 . 00 

( लागत 87 लाख रुपए ) लाख रूपये) . 
अर्पित महिला एवं ग्रामीण एच आई वी . / एडस वर्ष 2010 - 11 से आरंभ होने वाले 
विकास संस्थान , 242, भाभा जागरूकता , प्रशिक्षण और वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
नगर , सांगवान रोड , पुनर्वास कार्यकम .. . अर्थात 2010- 2011, 2011- 12 
कानपुर नगर - 21 ( 1 करोड़ रूपये की कार्पस और 2012- 2013 के लिए 5.92 
उत्तरप्रदेश 

. 

निधि सहित लागत 5. 92 करोड़ रूपये )। .. 

करोड़ रूपये ) 
20. दी . पूना ब्लाइंड मेन्स धर्मसेनेंसी सुपर स्पेशिलिटी वर्ष 2009- 10 से आरंभ होने वाले 
| एसोसिएशन , 82 , रेस्ता | आई केयर सेन्टर , आक्यूलर वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
पेठः पणे . - 411011 | सरफेस प्रबंध, समुदाय | अर्थात 2009 - 2010 , 2010 -11 
महाराष्ट्र 

ओफ्थेलमोलोजी डाक्टरस और 2011 - 2012 के लिए 7. 14 
क्वार्टरस केन्टीन की स्थापना करोड़ रूपये । 
द्वारा पी बी एम ए के 
एच0वी0 देसाई आई 
हास्पिटल का विस्तार 
( लागत 17.14 

| करोड़ रूपये ) 
| 21. ह्यूमन डेवलपमेंट शिक्षा संस्थान ह्यूमन वर्ष 2009- 10 से आरंभ होने वाले | 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


. . भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


22. 


फाउन्डेशन आफ सिक्किम , डेवलपमेंट फाउन्डेशन | वर्ष से दो वित्तीय वर्षों की अवधि 
जी आर बी ए रोड चोंगे तार, सिक्किम ( लागत 20. 00 अर्थात 2009 - 2010 , 2010-11 के 
डाकखाना राजभवन , | करोड़ रूपये ) 

लिए 20. 00 करोड़ रूपये । 
गंगटोक , ईस्ट सिक्किम 
.737101 . 

ज्ञानराम जमनालाल सैनी ज्ञानराम जमनालाल सैनी वर्ष 2009 - 10 से आरंभ होने वाले 
| मानव सेवा समिति , 67/ 56 पोलीट्रामा और आर्टिफिशल वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
ए , मान्द्रा बस स्टेंड, न्यू लिम्ब फीटिंग एंड अर्थात 2009- 2010, 2010 -11 | 
सांगानेर रोड , मानसरोवर, रिहेबलिटेशन सेन्टर ( 1 और 2011- 2012 के लिए 1. 00 
जयपुर 302020 राजस्थान | करोड़ रूपये की कार्पस निधि करोड़ रूपये की कार्पस निधि सहित 

| सहित लागत 10. 32 करोड़ 10 .32 करोड़ रूपये। . 

रूपये ) . . . 
23. | सहायक सोशल सर्विस ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजना वर्ष 2010- 11 से आरंभ होने वाले । 
सोसायटी , सं0 7 , अछिया ( लागत 35 .86 

वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
शेट्टी ले आउट , मकेरी सर्कल करोड़ रूपये ) 

. अर्थात 2010- 11, 2011- 12 और 
के समीप, बेलारी रोड 

2012- 13 के लिए 35 .86 करोड़ 
बंगलोर 560080 कर्नाटक 

रूपये । 
24. डान बास्को सोसायटी , डान | डान बास्कों इंजीनियरींग एंड | वर्ष 2010- 11 से आरंभ होने वाले 

बोस्को कालेज , एयरपोर्ट टेक्नालॉजी कालेज का वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
रोड, अजारा गुवाहाटी, नवीनीकरण और विस्तार अर्थात 2010- 2011, 2011-12 
असम - 781017 ( 2.5 करोड़ रूपये की कार्पस और 2012- 2013 के लिए 2. 5 

निधि सहित लागत 12 .66 करोड़ रूपये की कार्पस निधि संहित 
| करोड़ रूपये ) 

लागत 12. 66 

करोड़ रूपये 
25 . लायंस क्लव आफ पूना सारस डायलिसीस सेन्टर वर्ष 2010- 11 से आरंभ होने वाले 

सारूसबोग चैरिटेबल ट्रस्ट , ( 54. 45 लाख रूपये की वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
311/ 6, अमृता सोसायटी कार्पस निधि सहित 6. 38 | अर्थात 2010- 2011, 2011- 12 
एकबोट कालोनी गोरापेड करोड़ रूपये ) 

और 2012- 2013 के लिए 54. 45 
पेठ पूणे - 411042 

लाख रूपये की कार्पस निधि सहित 
महाराष्ट्र 

लागत 6. 38 करोड़ रूपये । 
26. | के जी एफ वूमेन्स असहाय परिवारों के लिए वर्ष 2010- 11 से आरंभ होने वाले | 

एसोसिएशन . थर्ड क्रास , सौर प्रकाशं (लागत 5. 93 वर्ष से दो वित्तीय वर्षों की अवधि 
मंजूनाथ नगर , ओरूमपेट , करोड़ रूपये ). 

अर्थात 2010 - 11 और 2011 -12 | : 
कोलार गोल्ड फील्डस् - 

के लिए 5. 93 करोड़ रूपये । . . . 
563121 
27 . .| जय जगदम्बां बहुउद्देश्यीय महाराष्ट्र के शोलापुर और वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले | 

संस्था , सारजापुर डाकखाना | लातूर जिलों के भूकम्प | वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
वैराग तालुका बारसी जिला. संभावित क्षेत्रों में रहनेवाली अर्थात 2010- 2011, 2011- 12 
शोलापुरं महाराष्ट्र | महिलाओं के लिए . “ स्त्री और 2012 -2013 के लिए 3. 20 

शक्ति ” .. . व्यावसायिक | करोड़ रूपये । . . 
प्रशिक्षण केन्द्र ( लागत 3. 20 

| करोड़ रूपये ) 
1016 GL /16 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(ii)] 


31 


| 28 . मैत्रीछाया पर्वतीय विकास चलित अस्पताल और लैब वर्ष 2010 - 11 से आरंभ होने वाले 

समिति ग्राम एवं डाकखाना ( लागत 8.86 करोड़ रूपये ) वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
| गाजा , टिहरी गढ़वाल , 

अर्थात 2010- 2011, 2011- 12 
उत्तराखंड 

और 2012-2013 के लिए 8. 86 

करोड़ रूपये । 
| 29. | श्री श्री 108 करूणामयी वृद्धाश्रम का विस्तार वर्ष 2010 - 11 से आरंभ होने वाले 

कालीमाता मंदिर , 107 / 14 ( 400 लाख रूपये की वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
डा0 मेघनाथ साहा सारनी , कार्पस निधि सहित 667.07 अर्थात 2010- 2011, 2011- 12 
कोलकता 700029 पश्चिम लाख रूपये ) 

और 2012- 2013 के लिए . 400 
बंगाल 

लाख रूपये की कार्पस निधि सहित 

लागत. 667 .07 लाख रूपये . 
30 | शिवम महिला शिक्षण युवाओं के लिए प्रशिक्षण वर्ष 2009- 10 से आरंभ होने वाले 

प्रसारक मंडल आदित्या (लागत 2.71 करोड़ रूपये ) वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
कामप्लेक्स , श्राप नं0 20 , 

अर्थात 2009- 2010, 2010- 11 
आर0 पी0रोड, जालना , 

और 2011 -2012 के लिए 2.71 
महाराष्ट्र - 431203 

करोड़ रूपये । 
अतिथि गोकुल नेशनल 100 बिस्तरों वाले अस्पताल वर्ष 2009- 10 से आरंभ होने वाले 
रिलीफ फाउन्डेशन भागवत का 180 बिस्तर वाले वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
पेट्रोल पंप के समीप , गोटा बहुविशेषज्ञता अस्पताल के अर्थात 2009- 2010 , 2010- 11 
क्रास रोड, सरखेज गांधीनगर उन्नयन. . सहित महिला और 2011- 2012 के लिए 29.51 
हाइवे , अहमदाबाद गुजरात देखभाल क्लीनिक , किडनी | करोड़ रूपये । 
380061 . 

केयर क्लीनिक , कार्डियक 
केयर क्लीनिक (लागत 

29.51 करोड़ रूपये ) 
| 32. | सहारा मंच, एस आई जी - | मध्यप्रदेश के मंडला जिले के वर्ष 2009 - 10 से आरंभ होने वाले 

| 203, . बैग मुगलिया | आदिवासी नैनपुर ब्लाक के वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
एक्सटेंशन , भोपाल चिन्हित किये पाँच गांवों को अर्थात 2009- 2010, 2010 -11 
462043 मध्यप्रदेश “माडल " के रूप में और 2011- 2012 के लिए 3. 23 

अनुसंधान आधारित कौशल | करोड़ रूपये । .. 
विकास और प्रशिक्षण 
| एकीकृत कृषि प्रक्रियाओं को 
बढ़ाने के लिए बांस के लिए 
बहुउपयोगी प्रक्रिया इकाई , 
एन टी एफ पी और हस्तकला | 
उत्पाद आजीविका के लिए 
उन्नत और अतिरिक्त स्रोत 
के द्वारा एकीकृत विकास 

( लागत 5. 28 करोड़ रूपये ) 
33. भारतीय विद्यापीठ , भारती मेडिकल अस्पताल और वर्ष 2010 - 11 से आरंभ होने वाले 

विद्यापीठ भवन , एल बी एस अनुसंधान केन्द्र का संचालन वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
मार्ग, पूणे . -411030 | एवं रखरखाव ( 26. 01 अर्थात 2010- 2011, 2011- 12 
| महाराष्ट्र 

| करोड़ रूपये की कार्पस निधि और. 2012- 2013 के लिए 26.01 | 


[ भाग II – खण्ड 3(ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सहित लागत 35 करोड़ करोड़ रूपये की कार्पस निधि सहित | 
रूपये ) 

लागत 35 करोड़ रूपये 


34 . 


कासबा यूथ , कासबा एगरा | दक्षता उन्नयन प्रशिक्षण और वर्ष 2009- 10 से आरंभ होने वाले 
डाकखाना एवं पुलिस स्टेशन व्यावसायिक शिक्षा द्वारा वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि 
एगरा जिला पूर्वी मेदिनीपुर ग्रामीण महिलाओं . और अर्थात 2009- 2010, 2010 - 11 
721429 पश्चिम बंगाल युवकों का सामाजिक आर्थिक और 2011-2012 के लिए 11. 63 

विकास ( लागत . 11.63 करोड़ रूपये। . . 
करोड़ रूपये ) 


1. यह अधिसूचना क्रम सं0 26 पर उल्लिखित परियोजना या स्कीम की बाबत वित्तीय वर्ष 2010 
2011 और 2011 -12 के संबंध में दो वर्षों की अवधि के लिए और उक्त सारिणी की क्रम सं0 21 पर 
उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीमों की बाबत वित्तीय वर्ष 2009 - 2010 , 2010- 2011 के संबंध में 
दो वर्षों की अवधि के लिए और क्रम संख्या 1 , 2, 3, 4,5, 6,7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13 , 14,17 , 20, 22, 30 , 
31, 32,, 34 पर उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीमों की बाबत वित्तीय वर्ष 2009- 2010 , 2010 - .. 
2011 और 2011- 2012 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए और वित्तीय वर्ष 2010 - 2011 और 
2011- 2012 और 2012-13 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए क्रम सं0 
15,16, 18,19, 23,24, 25,27 ,28, 29,33 के लिए प्रवृत्त रहेगी । 


[ सं. 1/ 2009/ फा. सं. V-27015/5/2009 -एस ओ ( नेट कॉम ) ] 

नवीन चन्द्र, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY . 


[Part IKSEC. 3( ii)] 


. MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 18th March , 2010 


.. . 


s. O . 614 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section (1) read with clause (b ) of the Explanation to 
section 35AC of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government, on the recommendations of the 
National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, hereby notifies the institutions approved by the 
said National Committee,mentioned in column ( 2 ) of the Table below , and approves the eligible projects or schemes 
specified to be carried on by the said institutions and the estimated cost thereof as mentioned in column (3 ) of the said 
Table, and also specifies in the column (4 ) of the Table the maximum amount of such cost which may be allowed as 
deduction under the said section 35AC for the period of approval, namely: 


Name of the Institution 


Serial 
Number 


TABLE 
Project or scheme and Maximum amount of cost to 
estimated cost thereof be allowed as deduction 

under section 35AC 


(3 ) 


Medical Camps 
(Cost Rs. 2. 97 crore ] :: 


( 2 ) 
Empathy Foundation , 
405 , Krushal Commercial 
Complex , Above Shopper s 
Stop , G .M .Road , Chembur 
(West), . 
Mumbai - 400 089, 
Maharashtra . 


Rs. 2 . 97 crore for three 
financial years commencing 
with 2009- 2010 . j. e. 2009 
2010 , 2010 -2011. & 2011 
2012 . 


Sirajul Huda Educational 
Complex , Kuttiadi P .O ., 
Kozhikode District, Kerala 
State - 673 508 . 


Expansion , upgradation and Rs. 37:03 crore for three 
renovation of existing financial years commencing 
institutions in order to with 2009- 2010 i. e. 2009 
accommodate more incoming 2010 , 2010 -2011 and 2011 
students and to provide free 2012 . 
education with free hostel 
facilities to the students hailing 
from the underprivileged 
families of rural areas . 


( Cost Rs.37.03 crore ) 


3 . 


Rishi Pragatisheel Shikshan 
Sansthan , 
H .No. 1/ 111 , Assi , Varanasi 
District , UP 


Expansion and upgrading of Rs.150 . 79 lakh for three 
Little Stars School for weaker | financial years commencing 
section , drop out/orphanage with 2009 -2010 . i.e. 2009 
destitute girls. : 

2010, 2010 - 2011 and 2011 

2012 . 
( Cost Rs. 150 .79 lakh ) 


Computer training to common 


Indian Rural Development 
Association , 19 / 26 Vaduka 

VII , 19140 Vaduka 
| Street, Chidambaram - 608 


l public . 


Rs. 87 .54 lakh 
for three financial years 
commencing with 2009- 2010 


[ 4 11 — QUE 3 ( ii) ) . 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( Cost Rs. 87.54 lakh ) 


001, Cuddalore District, 
Tamil Nadu . 


i.e. 2009. . 2010, 2010 - 2011 | 
and 2011 -2012 


Malpur Taluka Sarsvati 
Sewa Sangh , At & Post 
Malpur, Taluka, Malpur, 
District Sabarkantha , C /2 
Omnagar Society , B /H 
Bhavnath Temple Malpur, 
Gujarat 


Skill upgradation training for Rs. 4 .85 crore including a 
tribal Artisans, installation of corpus fund of Rs. 50 lakh for 
BIO Gas for tribal population , | three financial years 

low : cost sanitation commencing with 2009 - 2010 
| programmes. . 

i.e. 2009 - 2010 , 2010 - 2011 

and 2011 - 2012 . i - ... 
( Cost Rs. 4 .85 crore including a 
corpus fund of Rs.50 lakh ) 


The National Association . i) . Rehabilitation & basic Rs. 1. 16 crore including 
for the Blind , Karnataka training centre/industrial corpus fund of Rs. 29 lakh for 
Branch , 

training centre for the blind and three financial years 
The NAB Rehabilitation deaf. . 

commencing with 2009 - 10 
Complex , 

i.e. 2009-2010 , 2010 - 11 and 
CA Site no .4 , Jeevan Bima | ii ) Department of Employment 2011 - 2012 . 
Nagar, 

& Placement service. 
NAB Road , Bangalore 560 . 
075 , Karnataka . 

(Cost Rs. 1. 16 crore including a 

corpus fund of Rs . 29 lakh ) 
Deepam People s Society, Empowerment of schedule tribe Rs. 2.60 crore for three 
Aaro Villa , Lady Seat 

financial years commencing 
Road , Yercaud - 636601, 

with 2009- 10 i.e. 2009- 2010 , 
Salem District , Tamilnadu . (Cost Rs. 2 .60 crore ) 

2010 -11 and 2011- 2012 . . . . 


. 


. 


. 


+ 


i) Mobile Clinics in rural area . 
ii ) Hostel for rural students. 


Vishwatma Shikshan 
Prasarak Mandal, 
Plot No.60 , Galli No. 11; 
Pundliknagar, 
Garkheda Parisar, 
Aurangabad -431001 , 
Maharashtra . 


Rs.5 .13 crore including 
corpus fund of Rs. 4 .15 crore 
for three financial years 
commencing with 2009 - 10 
i.e. 2009 -2010 , 2010 -11 and 
2011 - 2012 


(Cost Rs.5 . 13 crore including a 
corpus fund of Rs.4 . 15 crore ) 


Shri Ugam Education Trust , | Educational Development Rs. 3.64 crore including a 
60 , Shardakunj Society, Project & corpus fund . 

corpus fund of Rs. 1. 50 crore 
Motipura Road , 

for three financial years 
Ta Himmatnagar, District (Cost Rs.3 .64 crore including a commencing with 2009 - 10 
Sabarkantha , 

corpus fund of Rs. 1.50 crore ) i.e . 2009 -2010 , 2010 - 11 and 
Gujarat 383001. 

2011- 2012. 


10 . 


Bharat Sevashram Sangha , 
211, Rash Behari Avenue, 
Kolkata -- 700019 . West 
Bengal 


Tribal and backward 
Welfare programme. 
(Cost Rs.5 .82 crore ) 


class | Rs. 5.82 - crore for 

existing /running programme 
for three financial years 
commencing with 2009- 10 
i.e. 2009- 2010 , 2010 - 11 and 
2011 -2012 


Indian Red Cross Society, Upgrading of Red Cross Blood Rs 70 .62 crore for three 
H .No.3 - 6 - 212 , Street Banks in Andhra Pradesh . financial years commencing 
No. 15 , 

with 2009 -10 i.e. 2009 - 2010 , 
Himayatnagar, 

| Construction of AYUSH 2010 - 11 and 2011 -2012 . 
Hyderabad 500 029 , Hospital with a research centre . 
Andhra Pradesh . : 

. .. | Establishing medicine banks in 


. 1016 G1/ 10 - 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — SEC . 3 (ii)] 


- 


23 districts of Andhra Pradesh . 


Construction of cottages for 
senior citizens (old age hoine ) 
at Senior citizens resort, 
Nazebnagar, Ranga Reddy 
district and 


- 


- 


- 


- 


Construction of Administrative 
block of Indian Red Cross 
society , A .P . State branch . 
(Cost of Rs 70 .62 crore ) 
Vocational Training 

& 

Rs. 10 . 12 crore for three 
Management Initiative . . financial years commencing 

with 2009- 10 i.e. 2009 -2010, 
( Cost Rs. 10 . 12 crore ) | 2010 - 11 and 2011-2012 


Draupadi Dreain Trust, 
Appartment 71,Mayfair 
Garden , 
Hauz Khas Enclave, 
New Delhi 110016 . 


13 . 


Rural Development 
Organisation , 
320 Gramya Bhavan , . 
Arunvankadu (post), 
The Nilgiris district, 
Tamilnadu 


Community owned .. and Rs. 3.81 crore including a 
managed education . 

corpus fund of Rs.3. 15 crore 
( Cost Rs. 3.81 crore including a for three financial years 
corpus fund of Rs. 3 . 15 crore ) commencing with 2009- 10 

i.e. 2009-2010 , 2010 - 11 and 
2011 - 2012 . 


Gohaldiha Jati Upajati Blue Residential Ashram School for Rs.97.51 lakh for three 
Bird , SC /ST students. : 

financial years commencing 
Women Welfare Centre, 

with 2009- 10 i.e. 2009 -2010 , 
Village Gohaldiha , PO ( Cost Rs.97.51 lakh ) 

2010 -11 and 2011- 2012 . 
Kharikamathani, 
District Paschim 
Medinipore, 
West Bengal- 721159 . 


| Dayasagar Rural Hospital. 


Christian Social Society, 
Balaji Apartment, Pada 
.No . 3 , 
Lokmanya Nagar, Near 
Gangwal Hospital, 
Thane 400606 , 
Maharashtra . 


Rs.7 .49 crore for three 
financial years commencing 
with 2010 - 11 i.e . 2010 -2011 , 
2011- 2012 , 2012 - 13. 


(Cost Rs. 7.49 crore ) : 


. 


16 . 


. 


Valluvar Gurukulam , 220 , Kala Bhavanam 
GST Road , Tambaram 
West, Chennai, Tamilnadu . (Cost Rs.2.38 crore ) 


77 . _ 


Rs.2 .38 crore for three 
financial years commencing 
with 2010 - 11 i.e . 2010 - 2011 , 
2011- 2012 , 2012 -13 . 
Rs.1.47 crore for three 
financial years commencing 
with 2009- 10 i.e. 2009 -2010 , 
2010 - 11 and 2011 - 2012 . 


Reconstruction in 
depleted building. 


place of 

. 


Jamiah Uloomul Quran 
Jambusar, 
By Pass Road ; At & PO ... 
Jambusar. . 
Bharuch District - 392150, 
Gujarat. 


( Cost Rs.1. 47 crore ) 


Calcutta Centre Mahavir 
Seva Sadan , 
20 . Ekbalpur Lane , Kolkata 


Setting up centre for providing Rs: 87.00 lakh for three 
artificial legs, caliper, molded | financial years commencing 
shoes, vocational training and with 2010 - 11 i.e. 2010 - 2011; 


[ 477 11 – QUE 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


– 700023, 
West Bengal . 


2011 - 2012 , 2012 - 13 . 


other medical facilities . 
(Cost Rs. 87. 00 lakh ) . 


ArpitMahila Evam Gramin 
Vikas, Sansthan , 
242 , Bhabha Nagar, 
Sanigwan Raod , 
Kanpur Nagar – 21 , Uttar 
Pradesh . 


HIV /AIDS awareness , training Rs.5 .92 crore including 
and rehabilitation programme. corpus fund of Rs. 1 crore for 

three financial years 
( Cost Rs. 5. 92 crore including a commencing with 2010 - 11 
corpus fund of Rs. 1 . crore ) i.e . 2010 - 2011, 2011 - 2012 , 

. . ..... ..2012 - 13 - - . - : 


The Poona Blind Men s 
Association , 
82, Rasta Peth , 
Pune- 411 01:1. . 
Maharashtra. 


. Expansior. of PBMA s H . V Rs.7 . 14 crore for three 
Desai Eye Hospital project by | financial years commencing 
setting up Dharamsey Nensy with commencing with 2009 
Super Speciality Eye Care 10 i.e . 2009- 2010 , 2010 -11 
Centre , Institute of Ocular and 2011 -2012 . 
Surface 

Management, 
Department of Community 
Ophthalmology, Doctors 
quarters and canteen . 
(Cost Rs.7.14 crore) 
Educational Institution of Rs. 20 crore for two financial 
Human 

Development years . commencing with 
Foundation of Sikkim . 2009 - 10 i.e. 2009 - 10 & 2010 

2011. 
( Cost Rs.20 crore ) 


21. 


Human Development 
Foundation of Sikkim , 
G .R . B .A . Road , Chongey 
Tar , 
PO Raj Bhawan , Gangtok , 
East Sikkim - 737101 . 


Gyanaram Jamnalal Saini Gyanaram Jamnalal Saini Poly Rs 10 .32 crore including a 
Manav Seva Samiti , 

Trauma and Artificial Limb corpus fund of Rs. 1.00 crore 
67/56 A , Mandara Bus . | fitting and Rehabilitation for three financial years, 
Stand, Centre . 

commencing with 2009- 10 
New Sanganer Road , 

i.e . 2009- 2010 , 2010 - 11 and 
Mansarover, Jaipur 302020 , ( Cost Rs 10 .32 crore including 2011 -2012 . .. 
Rajasthan . 

a corpus fund of Rs. 1.00 crore) 


Rural Health Projects. 


(Cost Rs 35 .86 crore ) 


Sahayaka Social Services 
Society , 
No.7, Achaiah Shetty 
Layout, 
Near Mekhri Circle, 
Bellary Road , Bangalore 
560080 , Karnataka. 


Rs 35. 86 crore for three 
financial years commencing 
with 2010 - 11 i.e . 2010 - 11, 
2011- 12 & 2012 -13. , 


| 24 . 


Don Bosco Society , | Renovation and extension of Rs 12.66 crore including 
Don Bosco College, Don Bosco College of corpus fund of Rs. 2 .5 crore 
Airport Road , Azara , Engineering & Technology . for three financial years 
Guwahati, Assam - 781017. 

commencing with 2010 - 11 
(Cost Rs 12 .66 crore including i.e. 2010 -11, - 2011- 12 & 
a corpus fund of Rs. 2.5 crore ) 2012 - 13. 


Saras Dialysis Centre . 


25 . 

Lions Club of Poona. . . 
Sarusbaug Charitable Trust, 
311/6 , Amruta Soc., 

Eakbote Colony, 
1016 GILIO 


Rs 6 . 38 crore including 
corpus fund of Rs. 54 .45 lakh 
for three financial years 
commencing with 2010 - 11 


(Cost Rs 6 . 38 crore including a 
corpus fund of Rs. 54 .45 lakh ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


· 


[Part II- SEC. 3(ii)] 


= 


Ghorpade Peth . 
Pune - 411042, 
Maharashtra . 


je 2010 - 11, · 2011- 12 & 
2012 - 13 . 


20 


ro 


KGF 

Women s Solar Lighting for the Rs 5. 93 crore for two 
Association , 3" Cross ; underprivileged families.. . financial years commencing 
Manjunatha . . . Nagar , 

with 2010 - 11 i.e . 2010 - 11 & 
Oorgumpet , Kolar Gold ( Cost Rs 5.93 crore ) . . 2011 - 12 : 
Fields - 563121..- : . . 


Jai Jagdamba Bahu 
Uddeshiya Sanstha , 
Sarjapur, At/Post Vairag , 
Tal Barshi, District : 
Solapur, 
Maharashtra . 


" Stree Shakti ” vocational Rs 3.20 crore for three 
training center for - women financial Years commencing 
living in Earthquake prone area with 2010 - 11 i.e 2010 - 11 , 
of Solapur & Latur district of 2011 - 12 & 2012 - 13 . 
Maharashtra . . 

. 


( Cost Rs 3.20 crore ) 


28 . 


Matrichhaya Parvatiya | Mobile Hospital cum lab . 
Vikas Samiti, 
Village & Post : Gaja , Tehri (Cost Rs 8 .86 crore ) 
Garhwal, 
Uttarakhand. " 


Rs 8. 86 crore for three 
financial Years commencing 
with 2010 - 11 . i.e . 2010 - 11, 
2011 - 12 & 2012 -13. 


Expansion of old age home. 


Sree Sree 108 
Karunamoyee Kalimata 
Mandir, 
107 / 1Dr. Meghnad Saha 
Sarani, 
Calcutta 700029 West 
Bengal. . 


. ) (Cost Rs 666 .07 lakh ) including 

a corpus fund of Rs. 400 lakhs 


Rs 666 . 07 lakh including a 
corpus fund of Rs.400 lakh 
for three financial Years 
commencing with 2010 - 11 
i.e . 2010 -11, 2011 -12 & 
2012 - 13. 


( 30 . . 


Training for Youth . 


(Cost Rs 2.71 crore ) 


. 


Rs 2 .71 crore for three 
financial Years commencing 
with 2009 - 10 i.e. 2009 - 10 , 
2010 - 11 and 2011 -12. . 


Shivam Mahila Shikshan 
Prasarak Mandal, . 
At Aaditya Complex , Shop 
No.20 , 
R .P . Road , Jalna , 
Maharashtra - 431 203. 
AtithiGokulNational 
Relief Foundation , 
Near Bhagwat Petrolpump, 
gota Cross Road , Sarkhej 
Gandhinagar Highway , 
Ahmedabad , 
Gujarat 380061. :: 


Advancement of 100 beds Rs 29 .51 crore for three 
hospital to 180 . beds multi | financial Years commencing 
speciality hospital including with 2009 - 10 i.e. 2009 - 10 , 
Well Women s Care Clinic, | 2010 - 11 and 2011 - 12 . 
Kidney care clinic , Cardiac 
Care Clinic . 


(CostRs 29.51 crore) 


Sahara Manch , 
HIG -203 , Bag Mugalia 
Extension , 
Bhopal462043. 
Madhya Pradesh . 


Research based skill | Rs 3.23 crore - for three 
development and training to financial Years commencing 
promote integrated agro with 2009- 10 i.e. 2009 - 10 , 
practices and setting up multi - | 2010 - 11. and 2011 - 12 . . 
usage processing units for 
Bamboo , NTFP and handicraft 
items for improved and 
additional sources of livelihood . 


[ M 


aus 3(ii) ] 


__ भारत का राजपत्र : असाधारण 


Integrated development of 51 
identified villages as " Models": 
in tribal block Nainpur of 
District Mandla MP. 
(Cost Rs 5 . 28 crore ) 


1: 33 . 


Bharati Vidyapeeth , 
Bharati Vidyapeeth 
Bhavan , . .. 
L .B . S Marg , Pune 411030 , 
Maharashtra . 


Running and maintenance of Rs. 35 . including a corpus 
| Medical Hospital and Research fund of Rs. 26 .01 crore for 
| Centre ; - * . ... . . . . three - - financial Years 

commencing with 2010 - 11 i.e 
(Cost Rs. 35 crore including a | 2010 - 11, 2011 -12 & 2012- 13 . 
corpus fund of Rs. 26 .01 crore ) 
Socio economic development | Rs. 11.63 crore for three 
of rural women and youth financial Years commencing 
through skill up - gradation with 2009 -10 ie 2009 - 10 , 
training and vocational 2010 - 11 & 2011 -12 . . 
education 


Kashba Youth , 
AtKasba Egra, PO & PS 
Egra, 
District Purba Medinipur 
721 429 , 
West Bengal. : 


| ( Cost Rs. 11.63 crore) 


II. This notification shall remain in force for a period of two years in relation to financial years 2010 -2011 and 
2011 -2012 in respect of project or schemementioned at serial number 26 and for a period of two years in relation to 
financial year 2009- 10 & 2010 -11 in respect of projects or schemes mentioned at serial No. 21 and for a period of 
three years in relation to financial years 2009 - 10 , 2010 -11 & 2011 - 12 in respect of projects or schemes mentioned at 
serial numbers, 1,2 , 3,4 ,5 ,6 ,7 ,8, 9, 10 , 11, 12 ,13 ,14 , 17,20 , 22 ,30 , 31, 32 ,34 and for a period of three years in relation to 
financial years 2010 - 2011, 2011 - 2012 & 2012 -13 in respect of projects or schemes mentioned at serial numbers 
15 ,16 ,18, 19 ,23,24,25,27,28,29,33, of the said tablé . 


[No. 1/2009/F.No. V- 27015 /5/2009 -SO (NAT.COM )] 
NAVEEN CHANDRA , Director (National Committee ) 


. Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


